निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 कार्तिक 1931 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 20 नवम्बर 2009 


( सं0 पटना 590) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

11 नवम्बर 2009 
सं . 1 / वि. स. से. (नि . प.) - 28 / 03 सह – 5260 — विभागीय अधिसूचना संख्या 4647, दिनांक 21 अक्तूबर 
2009 द्वारा नव नियुक्त एवं पदस्थापित परीक्ष्यमान सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ के अंचलों के कार्यो के 
निष्पादन हेतु उन्हें पूर्व प्रदत्त वैधानिक शक्तियाँ उनके परीक्ष्यमान अवधि तक के लिए संबंधित नियंत्री पदाधिकारी 
जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 590 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


